निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 896 ) पटना , सोमवार , 1 नवम्बर 2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

6 अक्तूबर 2021 
सं ० सम्मेलन -20 / 2021-2901 / वि ० स ० । – सर्वसाधरण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित जाता है कि 
बिहार विधान सभा भवन शताब्दी समारोह के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के बिहार आगमन पर दिनांक 21 अक्टूबर , 
2021 को आयोजित कार्यक्रम के प्रबंधन एवं संचालन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में एक उच्चस्तरीय 
समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 
1. श्री विजय कुमार सिन्हा , अध्यक्ष , बिहार विधान सभा 

सभापति 
2. श्री महेश्वर हजारी , उपाध्यक्ष , बिहार विधान सभा 

संयोजक 
3. श्री तारकिशोर प्रसाद , माननीय उप - मुख्यमंत्री , बिहार 

सदस्य 
4. श्रीमती रेणु देवी , माननीय उप - मुख्यमंत्री , बिहार 

सदस्य 
5. श्री विजय कुमार चौधरी , माननीय मंत्री , संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 
6. श्री अशोक चौधरी , माननीय मंत्री , भवन निर्माण विभाग 

सदस्य 
7. श्री मंगल पाण्डेय , माननीय मंत्री , स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
8. श्री श्रवण कुमार , माननीय मंत्री , ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
9. श्री नितिन नवीन , माननीय मंत्री , पथ निर्माण विभाग 

सदस्य 
10. श्री आलोक रंजन , माननीय मंत्री , कला , संस्कृति एवं युवा विभाग 

सदस्य 
11. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव , नेता विरोधी दल , बिहार विधन सभा 

सदस्य 
12. श्री जीतन राम मांझी , माननीय सदस्य , बिहार विधान सभा 

सदस्य 


- 


, 


L | 


, 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 नवम्बर 2021 


सदस्य 


13. श्री अजीत शर्मा , माननीय सदस्य , बिहार विधान सभा 
14. श्री महबूब आलम , माननीय सदस्य , बिहार विधान सभा 

सचिव , बिहार विधान सभा इस समिति के सचिव होंगे । 


सदस्य 


, 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
अनिल कुमार जायसवाल , 

प्रभारी सचिव । 


1 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 896-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


